निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 134 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ अधिसूचना 

9 जनवरी 2014 
सं0 2 लेखा० - 11/ 2000 -51/वि०स० । — वित्त विभाग के पत्रांक - 8457 , दिनांक 30. 12.99 एवं संशोधित 
ज्ञापांक -3ए० - 2 - वे०पु० ( परि० भत्ता ) 22/ 2009 - 7040 , दिनांक 29. 07. 2011 के अनुरूप दिनांक 01. 01. 2014 से अंके - 1000 / 
( एक हजार रूपये ) परिवहन भत्ता श्री भूषण कुमार झा , उप - सचिव , बिहार विधान - सभा को भुगतान करने की अनुमति प्रदान 

की जाती है । 
| ( i) नाम / पदनाम 

वेतनमान 

पूर्व में प्राप्त संशोधित 

परिवहन भत्ता परिवहन भत्ता 
श्री भूषण कुमार झा 15600 - 39100 + 7600 1000 . 00 

1000. 00 
( उप - सचिव ) 


( ii) 


( ii ) 


बाद में जांच के क्रम मे यदि पाया गया कि उपर्युक्त पदाधिकारी का आवास एक किलोमीटर से कम दूरी पर 
अवस्थित है तो परिवहन भत्ता के रूप में भुगतान की गयी राशि उनके वेतन से एक मुश्त कटौती कर ली जायेगी । 
यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 ( तीस ) दिनों से अधिक समय तक कार्यालय से 
अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा । 

मा० अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रदीप कुमार राय , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 134-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


